निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आश्विन 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 808 ) पटना , शुक्रवार , 24 सितम्बर 2021 

श्रम संसाधन विभाग ( श्रम पक्ष ) 


vinsk 

13 सितम्बर 2021 
सं ० 2 / ई3-59 / 2019-2637 / श्र 0 सं 0 - जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष , जिला अनुकम्पा समिति , गया 
द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या - 41 - सह - पठित ज्ञापांक -2157 दिनांक 
30.07.2021 द्वारा स्व 0 शिव प्रसाद साव , भूतपूर्व चौकीदार , उप श्रमायुक्त कार्यालय मगध प्रमंडल , गया के आश्रित 
पुत्र - श्री अवधेश निल कमल प्रसाद रौशन को समूह – ' घ ' ( कार्यालय परिचारी ) के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान् 
18,000-56900 / - में ( लेवल -1 मूल वेतन रू 0 18,000 / - ) में श्रम अधीक्षक कार्यालय , जहानाबाद में पदस्थापित 
किया गया था , जिसके आलोक में श्री अवधेश निल कमल प्रसाद रौशन द्वारा दिनांक -04.08.2021 को पूर्वाह्न में 
श्रम अधीक्षक कार्यालय , जहानाबाद में योगदान दिया गया । 

2. श्रम अधीक्षक कार्यालय , जहानाबाद के पत्रांक -234 दिनांक -06.08.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि 
उनके कार्यालय में समूह – ' घ ' ( कार्यालय परिचारी ) के पद पर रिक्ति नहीं रहने के कारण श्री रौशन का योगदान 
नहीं लिया गया है । 

3. उक्त के आलोक में श्री अवधेश निल कमल प्रसाद रौशन द्वारा श्रम अधीक्षक कार्यालय , जहानाबाद में 
दिये गये योगदान की तिथि -04.08.2021 से योगदान स्वीकृत करते हुए उनका नव पदस्थापन Je v / kild dk 
dkEB ] uonk में किया जाता है । 

4. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या - 41 - सह - पठित ज्ञापांक -2157 दिनांक -30.07.2021 को इस हद तक 
संशोधित समझा जाय । शेष कंडिकायें यथावत् रहेगी । 

vinski $ 

ja rh 
Jek ] fcgli A 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 808-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


